रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


. 


. 


म 
. 


- 
. 


Li " 


सत्यमेव जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 31, 2015/ पौष 10 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 31, 2015 /PAUSA 10, 1937 


सं . 2836] 
No. 28361 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015 


का. आ . 3558 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 361 ( अ), तारीख 05 फरवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 , 
उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के गीर - सोमनाथ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी के 106. 815 कि . 
मी . से 127 .000 कि . मी. ( गीर सोमनाथ सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण , 
प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 9 मार्च, 2015 को 
"टाइम्स ऑफ इंडिया " और " संदेष " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


5508 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी के 106.815 कि . मी . से 127 .000 कि . मी. तक ( गीर सोमनाथ सेक्शन ) के लिए अर्जन 

की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्रम । जिले का - तालुक का 
संख्या 

नाम 


गाँव का 
नाम 


सर्वेक्षण संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


| भूमि की । क्षेत्रफल - भूस्वामी / हितबद्व व्यक्तियों का 
| प्रकृति । ( हैक्टेयर में ) 

नाम 


नाम 


___ ( 1 ) 


| 


( 2 ) 
गीर 
सोमनाथ 


( 9 ) 


उप विभाजन । उप विभाजन 
से पहले 

के बाद 
( 5 ) 
27 27/1/ p. 1 


( 3) ( 4 ) 
वेरावल | 1 सुपासी 


( 6 ) 
निजी 


खेती 


( 8 ) 
0 . 2363 | अमराभाई राजाभाई चोपडा 


27/ 2 / p. 10 


निजी 


खेती 


0 .2275 


27/ 2/ p. 9 


निजी 


खेती 


0 .1144 


27/ 2/ p. 7 


निजी 


खेती 


0. 0242 


27/ 2 / p. 6 
27/ 2/ p. 3 


निजी 
निजी 


खेती 
खेती 


0 .1046 
0 .0385 


27/2/ p.4 


निजी 


खेती 


0 . 0394 


27/2/ p. 5 


निजी 


खेती 


। 


0. 0682 


6/ P. 4 
6 / P. 2 


6 / P. 4 
6/ P. 2 


निजी 
निजी 


खेती 
खेती 


। 
। 


0. 0501 
0 . 1569 


856 


- 


2 वेरावल 
3 डाभोर 


856/ p. 2 
24 /p . Plot 

No. 24 


निजी 
निजी 


खेती 
बीनखेती 


0 .1399 
0 . 0087 


24 


मानसींगभाई करशनभाई 
परमार 
नरसींगभाई करशनभाई परमार 
जीवाभाई करशनभाई परमार 
रणमलभाई करशनभाई परमार 
जेसींगभाई करशनभाई परमार 
करशनभाई लाखाभाई परमार 
लखमणभाई पुजाभाई परमार 
लखमणभाळ वासाभाई वाळा 
रामभाई वासाभाई वाळा 
गोविंदभाई वासाभाई वाळा 
लखमणभाळ वासाभाई वाळा 
रामभाई वासाभाई वाळा 
गोविंदभाई वासाभाई वाळा 
लखमणभाळ वासाभाई वाळा 
रामभाई वासाभाई वाळा 
गोविंदभाई वासाभाई वाळा 
देशाभाई मेणसीभाई चांडेरा 
सरमणभाई मेणसीभाई चांडेरा 
वेजाणंदभाई मेणसीभाई चांडेरा 
मलेक फुरकान फारुकभाई 
अब्दुल सतार अब्दुला तथा 
गफार अब्दुल सतार तथा 
जुबेर अब्दुल सतार तथा 
अहमद अब्दुल सतार 
सरफराझ मोहमदभाई 
रोकडीया 
ईनायतहुशेन मोहमदभाई 
रोकडीया 
साजीद सुलतानभाई पटणी 
सोयबभाई ईस्माईलभाई 
अलाळा 
अस्लमभाई ईस्माईलभाई 
अलाळा 
शकुरभाई मोहमदभाई 
रोकडीया उर्फे सुन्नीवोरा 
अब्दुल शकुर मोहमद उस्मान 
इस्माल कासम 
सुलेमान आहमद 
ईब्राहीमभाई मोहमदभाई 
मोठीया 
काझीनी मस्जीद 
हाल वहीवट करनार 
हाल ईसा चांद 
जयसुखलाल नरसीभाई 
मकवाणा 
काना लाखा मकवाणा 
कोळी वसराम नारण 


4पाटन 


816/ 1 


निजी 


बीनखेती | 0 .0237 


816 / 1 p. 
Road 


141 


निजी 


बीनखेती | 0 . 0312 


141 p. Plot 

No. 1 
1900/ 1 


1900 / 1 


निजी 


खेती 


0.0087 


142 


142 


निजी 


खेती 


। 


0 . 0948 


831 


831 p. Plot 


निजी 


बीनखेती | 0. 0042 


831 p. Plot 
831 p . Plot 


निजी 
निजी 


बीनखेती 
बीनखेती । 


0 . 0042 
0.0084 
1. 3839 


। 


कुल 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11011 / गुजरात / राजकोट / एलए ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


[ 911 II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st December , 2015 
S . O . 3558 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 361( E ) dated the 5th February, 2015 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning , etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 8D on the stretch of land from Km . 106 .815 to Km . 127.000 (Gir Somnath section ) 
in the District Gir Somnath , in the state ofGujarat. 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ TIMES OF INDIA ” and 
“ Sandesh ” both dated the 9th March , 2015 under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority; 

And whereas , in pursuance of sub -section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE - D 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the strech of land from 
Km . 106 .815 to Km . 127 .000 (Gir Somnath - Section ) of the National Highway Number- 8D in the State of Gujarat. 


Survey number 


Serial. 
Number 


Name of 
District 


Name of Name of 
Taluka Village 


Type of 
Land 


Nature of | Area 
Land 

Hect. 


Name of the Landowners / 

Interested persons 


in 


Before After 
partition partition 

(5 ) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


Gir 
Somnath 


Veraval 


1 Supasi 


27 


27 / 1/ p .1 


Private 


Agricultural 


0 .2363 


Amrabhai Rajabhai Chopda 


27 /2 /p .10 


Private 


Agricultural 


0 .2275 


Mansingbhai Karshanbhai Parmar 
Narsingbhai Karshanbhai Parmar 
Jivabhai Karshanbhai Parmar 
Ranmalbhai Karshanbhai Parmar 


27 /2 /p .9 | Private 


| Agricultural 


0 .1144 


27/2/p.7 


Private 


Agricultural 


0.0242 


27 /2 /p.6 
27 /2 /p.3 


| Private 

Private 


Agricultural 
Agricultural 


0 . 1046 
0 .0385 


Jesingbhai Karshanbhai Parmar 
Karshanbhai Lakhabhai Parmar 
Lakhmanbhai Punja Parmar 
Lakhmanbhai Vasabhai Vala 
Rambhai Vasabhai Vala 
Govindbhai Vasabhai Vala 


12 


Private 


| Agricultural 


0 .0394 


| Lakhmanbhai Vasabhai Vala 

Rambhai Vasabhai Vala 
Govindbhai Vasabhai Vala 
Lakhmanbhai Vasabhai Vala 
Rambhai Vasabhai Vala 
| Govindbhai Vasabhai Vala 


27 /2/p .5 | Private 


Agricultural 


0 .0682 


6 / P .4 


6 / P .4 


Private Agricultural 
Private | Agricultural 


6 /P .2 


6 / P . 2 


0 .0501 Deshabhai Mensibhai Chandera 
0 . 1569 | Sarmanbhai Mensibhai Chandera 

Vejanandbhai Mensibhai Chandera 
0. 1399 | Malek Furkan Farukbhai 


856 


856 /p . 2 


Private | Agricultural 


Veraval 


24 


24 / p . Plot 
No . 24 


Private 


0 .0087 


Non 
Agricultural 


Dabhor 


Abdul Satar Abdula 
Gafar Abdul Satar 
Juber Abdul Satar 
Ahmad Abdul Satar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


4 Patan 


816 / 1 


Private 


0 .0237 


816 / 1 p . 
Road 


Non 
Agricultural 


Sarfraz Mohmadbhai Rokdiya 
Inayathushen Mohmadbhai 
Rokdiya 
Sajidbhai Sultanbhai Patani 
Soyabbhai Ismailbhai Alana 
Aslambhai Ismailbhai Alana 
ShakurbhaiMohmadbhai Rokdiya 
urfe Sunnivora Abdul Shakur 
Mohmad Usman 
Ismal Kasam 
Suleman Aahmad 
Ibrahimbhai MohmadbhaiMothiya 
Kazi ni Masjid 
Hal Vahival Karnar Hal Isa Chand 


141 


Private 


0 .0312 


141 p . 
Plot No. 1 

1900 /1 


1900 / 1 


Private 
Private 


Non 
Agricultural 
Agricultural 
Agricultural 


0 .0087 
0 .0948 


142 


142 


831 


Private 


0 .0042 


Jaysukhlal NarsibhaiMakvana 


831 p . 

Plot 
831 p . 

Plot 
831 p . 
Plot 


Private 


0 .0042 


Kana Lakha Makvana 


Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 


Private 


0 .0084 


Koli Vasram Naran 


Total 


1 . 3839 


[ F. No. 11011 /NHAVGujarat/ Rajkot/ LA ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


